निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 311 ) 


9 आषाढ 1933 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 30 जून 2011 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

23 जून 2011 
सं० 16 / ए - 1- 04 / 09 - 540( दे०चि०) / ( स्वा०) - डॉ० देवानन्द प्रसाद सिंह, उपाधीक्षक - सह - कार्यकारी 
अधीक्षक , राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय - अस्पताल, पटना को इसी अस्पताल के अधीक्षक के रिक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

देवोत्तम वर्मा, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 311- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


